रजिस्ट्री सं० डी० एल -33004/ 99 


REGD. NO . D : L.- 33004/ 99 


- 


---------- 


रस्त्यमेव जयते 


- 


- 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ] - खण्ड 1 
PART I- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 22] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 24 , 2005 / माघ 4, 1926 


No. 22 | 


NEW DELHI,MONDAY, JANUARY 24 , 2005 /MAGHA 4, 1926 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 24 जनवरी , 2005 

सं. 50 / 2004 - 2009 
फा , सं . 01/ 92 / 180 / 34 / एएम 05 / पीसी II . विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार . एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. पैरा 6. 39 . 1 से 6. 39 .13 के तहत शामिल फास्ट ट्रैक क्लियरेन्स प्रक्रिया को 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः 


“ फास्ट ट्रैक क्लियरेन्स प्रक्रिया 


पात्रता 


- 


--- 


आयात 
कार्गो की 
जांच 


- 


....--- 


6. 39. 1 विदेश व्यापार नीति के तहत ई ओ यू, जिनके पास स्तर धारक 

प्रमाण - पत्र है, फास्ट ट्रैक क्लियरेन्स प्रक्रिया के पात्र होंगे । 
6. 39. 2 स्तर धारक एकक को आयात के पत्तन पर आयात कार्गों की जांच | 

। से छूट होगी । तथापि , सीमा शुल्क / केन्द्रीय/ उत्पाद शुल्क के 
क्षेत्राधिकार आयुक्त बेतरतीब आधार पर एकक के कार्यस्थल पर 

खेपों की जाँच करेगा । 
6. 39. 3 | जिन एककों का पिछले वित्तीय वर्ष में वास्तविक निर्यात कारोबार 

15 करोड़ रूपए और इससे अधिक है उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त 
सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी पूर्व 
अधिप्रमाणित खरीद प्रमाण -पत्र के आधार पर शुल्क के भुगतान के 
बिना वस्तुओं का आयात करने की अनुमति होगी । 


माल की 
घरेलू खरीद 
और माल 
का आयात 


255 Cl ? ils 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I- Sec . 1] 
फैक्स 6. 39. 4 पात्र ई ओ यू बान्डेड परिसरों के बाहर प्रशासनिक / पंजीकृत 
मशीन/ 

कार्यालय में एक फैक्स मशीन और दो कम्प्यूटर लगा सकते हैं , 
कम्पयूटर 

इसकी पूर्व सूचना सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 
लगाना 

क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक / उपायुक्त को दी जाए। 
डी जी सेटों 6.39. 5 यूनिट की वास्तविक आवश्यकता सहित क्षमता के अनुरूप डी जी 
की खरीद 

सैट की खरीद अनुमत होगी जिसकी सूचना विकास आयुक्त और 

क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी को देनी होगी । 
पूंजीगत 6. 39 .6 पात्र ई ओ यू एकक अपना पूंजीगत माल और इनके हिस्से , मरम्मत 
माल को 

के लिए हटा सकते हैं , इसकी पूर्व सूचना सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय 
अस्थाई रूप उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक / उपायुक्त को देनी होगी । 
से हटाना 


डीटीए में 6. 39. 7 अस्वीकृत माल को डीटीए क्लियरेन्स के अनुमति के लिए आवेदन 
अस्वीकृत 

प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारी 
माल का 

द्वारा विचार किया जाएगा । 
क्लियरैन्स 
नमूनों को 6.39 .8 ईओयू स्तर धारकों द्वारा रत्न एवं आभूषण के नमूनों को व्यक्तिगत 
व्यक्तिगत 

रूप से ले जाने की अनुमति पैरा 6. 24 में निर्धारित सीमा के अनुसार 
रूप से ले दी जायेगी । इसके लिए विकास आयुक्त / सीमा शुल्क/ केन्द्रीय 
जाना 

उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । 
गतिविधियाँ, 6. 39 .9 स्तर धारक की निम्नलिखित गतिविधियों के सम्बंध में विकास 
जिनके लिए आयुक्त अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की 
अनुमति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, इसकी पूर्व सूचना देनी 
आवश्यकता 

होगी । 
नहीं है 

(i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 6. 8 ( क ) के अनुसार तैयार उत्पादों 
की डीटीए बिक्री (ii ) प्रर्दशनी में भाग लेना ( iii ) प्रक्रिया पुस्तक , 
खण्ड - 1 के पैरा 6. 24 की शर्तों को पूरा करने के तहत निर्यात 
संवर्धन के दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले 
जाना । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

के , टी . चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi ,the 24th January, 2005 


No. 50/ 2004 - 2009 


F. No. 01 /92 / 180 /34/AM 05 / PC II . - In exercise of powers conferred under paragraph 2 .4 of the Foreign Trade 
Policy , 2004 - 2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments inthe Handbook of 
Procedures ( Vol. I) : -- 


[ HIII - đề : 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


1 . The Fast Track Clearance Procedure covered under para 6 .39 . 1 to 

6 . 39 . 13 shall be substituted by the following : 


“ FAST TRACK CLEARANCE PROCEDURE 


Eligibility 


6 . 39. 1 


| EOUs having a status holder certificate under the 
Foreign Trade Policy shall be eligible for the Fast 
Track Clearance Procedure. 


Examination of 
Import Cargo 


The status holder units shall be exempted from 
examination of import cargo at the Port of import. 
The jurisdictional Commissioner of Customs / 
Central Excise may , however, examine 
consignments at the unit s place on random basis. 


6 . 39. 3 


Domestic 
procurement 
and import of 
goods 


The units having physical export turroyer of Rs. 15 
crores and above in the preceding uinancial year 
shall be allowed to import goods without payment 
of duty on the basis of pre -authenticated 
procurement certificate issued by the jurisdictional 
Customs/ Central Excise Authority . 


6 . 39 . 4 


Installation of 
Fax Machine 
Computers 


The eligible EOUS may install one fax machine and 
two computers in their administrative / registered 
office outside the bonded premises under prior 
intimation to the jurisdictional Asst / Deputy 
Commissioner of Customs or Central Excise . 
! Procurement of DG set of capacity commensurate 
with the actual requirement of the unit shall be 
permitted under intimation to the Development 
Commissioner and the jurisdictional Central excise 
Authority . 


6 . 39. 5 


Procurement of 
DG sets 


6 . 39.6 


Temporary 
removal of 
CapitalGoods 


The eligible EOV units may remove their capital 
goods or parts thereof for repairs under prior 
intimation to the jurisdictional Asstt. / Deputy 
Commissioner of Customs or Central Excise . 


| 6 . 39. 7 


Clearance of 
rejects in DTA 


Request for permission for DTA clearance of 
rejects shall be considered by the jurisdictional 
Excise authority on priority basis . 


6 . 39 .8 


Personal 
carriage of 
samples 


Personal carriage of samples of Gems & Jewellery 
by status holder EOUs are allowed subject to the 
limit fixed in Para 6 . 24 without a need for prior 
permission from Development Commissioner / 
Customs / Central Excise . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PRSE 1 ] 


6 . 39 . 9 


Activities which 
do not require 
permission 


In respect of the following activities of a status 
holder , permission will not be required from the 
Development Commissioner or the jurisdictional 
Central Excise authority . However , prior 
intimation thereof needs to be given . 
( i) DTA sale of finished products in terms of para 
6 .8 (a ) of FTP ( ii ) Participation in exhibition ( iii) 
Personal carriage of Gems & Jewellery for export 
promotion tours subject to fulfillment of conditions 
of para 6 . 24 ofHandbook (Vol. 1 )." 


This issues in Public interest, 


* TCHACKO , Director General of Foreign Trade 


Trult : 1b : 1:1 : 1: 01:12 . V1. t tởi: l s , Ii:1; R15, \1:1 lặIUI . As Loui- : :: . . ! 

:010 Published in the forllet ii] Pulid 111s. Dalhi- 1141S . 


